रजिस्ट्री सं. डी. एल. -33004/ 97 


REGD. NO . D . L.- 33004/ 97 


NA 


सत्यमेव जयते 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


भाग 1 - खण्ड 3 - उप - खण्ड ( 1 ) 
PART II Section 3-- Sub-section (i) . 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


- 


- 


- 


7 76 ] 


नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 5, 1998 / 14 फाल्गुन , 1919 
NEW DELHI THURSDAY, MARCH 5 , 1998 /14 PHALGUNA, 1919 


No. 76 ] 


NEW DELHI 


- 


- 


- - 


- 


वित्त मंत्रालय 
( आर्थिक कार्यविभाग ) 
( बीमा प्रभाग ) 

अधिसूचना 

नई दिल्ली, 5 मार्च, 1998 
भारतीय जीवन बीमा निगम, अध्यक्ष ( सेवा के कतिपय निबंधनों और शर्तों का पुनरीक्षण ) नियम, 1998 

सा . का .नि . 124 ( अ ). - केन्द्रीय सरकार, जीवन बीमा निगम अधिनियम , 1956 ( 1956 का 31 ) की धारा 48 की उपधारा ( 2 ) के खंड ( क ) 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय जीवन बीमा निगम के अध्यक्ष की सेवा के कतिपय निबंधनों और शर्तों को विनियमित करने के लिए 
निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-- 
1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ - ( क ) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय जीवन बीमा निगम, अध्यक्ष ( सेवा के कतिपय निबंधन और शर्ते) नियम , 

1998 है । 

( ख ) इन नियमों में अन्यथा यथा उपबंधित के सिवाय , ये 1 जनवरी, 1996 से प्रवृत्त हुए समझे जाएंगे । 
परिभाषाएं --- - इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो : 

( क ) “ अधिनियम से जीवन बीमा अधिनियम, 1956 ( 1956 का 31 ) अभिप्रेत है । " 
( ख ) अध्यक्ष से अधिनियम की धारा 4 के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा उस रूप में नियुक्त व्यक्ति अभिप्रेत है । 
( ग ) निगम से अधिनियम की धारा 3 के अधीन स्थापित भारतीय जीवन बीमा निगम अभिप्रेत है । 
( घ ) " कर्मधारिवन्द " नियम से भारतीय जीवन बीमा निगम ( कर्मचारिवृन्द ) विनियम , 1960 अभिप्रेत है । 
( छ ) उन शब्दों और पदों के , जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं वही अर्थ होंगे जो जीवन बीमा निगम अधिनियम , 1956 

और भारतीय जीवन बीमा निगम ( कर्मचारिवृन्द ) विनियम , 1960 में उनके हैं । 
3. सेवा के निबंधन और शर्ते - अधिनियम या ( कर्मचारिवन्द ) विनियम, 1960 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी इन नियमों के अंतर्गत आने वाले 
विषयों के संबंध में अध्यक्ष की सेवा के निबंधन और शर्ते इन नियमों में इसके पश्चात् अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार विनियमित की जाएंगी । 
4. वेतनमान - अध्यक्ष का वेतनमान 26000 रु. प्रतिमास (नियत ) होगा । 
5 . महंगाई भसा--- ( 1 ) अध्यक्ष को संदेय महंगाई भत्ते के मान निम्नलिखित अनुसार अवधारित किए जाएंगे : 
641 GI/98 

(1 ) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II _ SEC. 3(i)]] 


- 


- 


- 


- 


( क ) 1 - 1 - 1996 से 30 - 6 - 1996 तक कोई महंगाई भत्ता नहीं । 
( ख ) 1 - 7 - 1996 से 31 - 12 - 1996 तक - -- मूल वेतन का 4 प्रतिशत । 
( ग ) 1 - 1 - 1997 से 30 - 6 - 1997 तक -- - मूल वेतन का 8 प्रतिशत । 
( घ ) 1 - 7 - 1997 से --- - मूल वेतन का 13 प्रतिशत । 

( 2 ) केन्द्रीय सरकार उपरोक्त उपनियम ( 1 ) में किसी बात के होते हुए भी आदेश द्वारा महंगाई भते की दर में समय - समय पर परिवर्तन 
कर सकेगी । 
6. मकान किराया भत्ता - --निगम, अध्यक्ष के लिए किरायामुक्त असुसज्जित निवास स्थान को व्यवस्था करेगी :-- 

परन्तु किसी ऐसे अध्यक्ष को , जिसके लिए वास - सुविधा की व्यवस्था नहीं की गई है, केन्द्रीय सरकार द्वारा " ए -1 " के रूप में वर्गीकृत नगर में 
1 अगस्त , 1997 से 30 % की दर पर मकान किराया भत्ता संदत्त किया जाएगा । 

नोट --- - उपरोक्त दरों पर मकान किराया भत्ता ऐसे व्यक्तियों के लिए दिया जा सकेगा जो शहरों के आस - पास शहरी आबादियों से लगे हुए स्थानों 
में रहते हैं जहां सरकारी कार्यालय स्थित हैं । 
7. नगर प्रतिकरात्मक भत्ता --- -- 1 अगस्त, 1997 से अध्यक्ष 300 रुपए प्रतिमास के नगर प्रतिकरात्मक भत्ते का हकदार होगा । 
8 . सेवा के अन्य निबंधन और शर्ते - -- अधिनियम की धारा 4 के अनुसार केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किया गया निगम का अध्यक्ष उसकी सेवा के अन्य 
निबंधनों और शर्तों की बाबत किसी संविदा, करार या नियुक्ति पत्र या केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए निदेशों के अनुसार शासित होगा : -- 

परन्तु जहां ऐसा अध्यक्ष ऐसी नियुक्ति से ठीक पहले निगम का कर्मचारी था वहां उसे उसकी सेवा के निबंधनों और शर्तों से संबंधित अन्य 
विषयों की बाबत निगम का कर्मचारी समझा जाएगा और उन्हें समय - समय पर यथासंशोधित ( कर्मचारीवृन्द ) नियमों के उपबंधों के अधीन उसी प्रकार 
विनियमित किया जाएगा : 

परन्तु यह और कि ऐसे अध्यक्ष की भविष्य निधि, उपदान और पेंशन , अधिनियम , की धारा 48 के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित और 
समय - समय पर यथा - संशोधित निम्नलिखित नियमों द्वारा शासित किए जाएंगे , अर्थात् " : - - 

( 1 ) भारतीय जीवन बीमा निगम श्रेणी 1 अधिकारी ( सेवा के निबंधनों और शर्तों का पुनरीक्षण) नियम, 1985; 
( 2 ) भारतीय जीषन बीमा निगम ( अध्यक्ष और प्रबंध निदेशकों को उपदान का संदाय ) नियम, 1997 ; 
( 3 ) भारतीय जीवन बीमा निगम ( कर्मचारी ) पेंशन नियम, 1997 । 

अध्यक्ष की सेवा के निबंधनों और शर्तों से संबंधित अन्य विषय, जो इन नियमों के अंतर्गत नहीं आते हैं , ( कर्मचारीवृन्द ) नियमों के उपबंधों द्वारा 
विनियमित किए जाएंगे । 

निर्वचन - - जहां इन नियमों के निर्वचन के संबंध में कोई संदेह या कठिनाई उत्पन्न होती है वहां उसे केन्द्रीय सरकार को उसके विनिश्चय के 
लिए निर्दिष्ट किया जाएगा । 

[ फा . सं. 2 ( 12 )/ बीमा - III/ 97 ] 

सी . एस. राव, संयुक्त सचिव 
स्पष्टीकारक ज्ञापन 
केन्द्रीय सरकार ने भारतीय जीवन बीमा निगम के अध्यक्ष के वेतनमान और सेवा के कतिपय निबंधनों और शतों को 1- 1 - 1996 से 
पुनरीक्षण करने के लिए अनुमोदन दे दिया है । 

MINISTRY OF FINANCE 
(Department of Economic Affairs ) 

(Insurance Division ) 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 5th March, 1998 
Life Insurance Corporation of India Chairman ( Revision of Certain Terms and Conditions of Sevice ) Rules , 1998 . 

G. S. R. 124 ( E).- - In exercise of the powers conferred by clause ( a ) of Sub -section ( 2 ) of Section 48 of the Life 
Insurance Corporation Act, 1956 (31 of 1956 ), the Central Government hereby makes the following Rules, regulating certain 
terms and conditions of service of the Chairman of Life Insurance Corporation of India, namely : 
1. Short title and commencement - (a ) These rules may be called the Life Insurance Corporation of India Chairman 
(certain Terms and Conditions of Service) Rules, 1998 . 

(b ) Save as otherwise provided in these rules, they shall be deemed to havo comeinto force with effect from 
the 1st day of January , 1996 . 


[ 47 II - U95 3 ( ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


2. Definitions - In these Rules unless the context otherwise requires : - 
(a ) Acl means the Life Insurance Corporation Act, 1956 (31 of 1956). 
(b ) Chairman means a person appointed as such by the CentralGovernment under section 4 of the Act. 
(c) Corporation moans the Life Insurance Corporation of India , established by virtue of section 3 of the Act. 
(d ) ( Staff) Rules means the Life Insurance Corporation of India (Staff ) Regulations, 1960 . 
(e ) Words and expressions used in these Rules but not defined herein shall carry themeaning respectively assigned to 

them in the Life Insurance Corporation Act, 1956 and Life Insurance corporation of India (Staff) Regulations, 1960. 
3 . Termsand Conditions of Service --Notwithstanding anything contained in the Act, or in the (Staff) Regulations, 1960, the 
termsand conditions of service of the Chairman , relating to matters covered by these rules shallbe regulated in accordance with 
the provisions hereinafter contained in these rules. 
4 Scale of Pay - Tlie scale of pay of the Chairman shall be Rs. 26 ,000 /- per month (Fixed ). 
5 . Dearness Allowance (1 ) The scales of Deamess Allowance payable to the Chairman shall be determined as under : 
(a ) From 1- 1 - 1996 to 30 -6 - 1996 

— No Dearess Allowance 
(b ) From 1 -7 -1996 to 31-12 -1996 

- 4 % of Basic Pay 
(c ) From 1 - 1 - 1997 to 30 -6 - 1997 

8 % of Basic Pay 
(d ) From 1- 7- 1997 

- - 13% of Basic Pay 


( 2 ) Notwithstanding anything contained in sub -rulc (1 ) above, the Central Government may bo order vary the rate of 

Deaness Allowances from time to time. 
6 . House Rent Allowance . The Chairman shall be provided by the Corporation with rent- free unfurnished residential accom 
modation : 

Provided that the Chairman who has notboen provided with such accommodation , shall be paid with effect from the 
1st August , 1997 house rent allowance at the rate 30 per cent in a city classified as A - 1 by the Central Government. 

Note -- -House Rent Allowance at the above rates may be granted for those who reside in contiguous agglomerations 
around cities/towns where Government Offices are located . 
7. City Compensatory Allowance -- With effect from 1st August, 1997, the Chairman shall be entitled to City Compensatory 
Allowance of Rs. 300 /- per month 
8 . Other Terms and Conditions of Service . The Chairman of the Corporation appointed by the CentralGovernment in accor 
dance with section 4 of the Act shall be governed by terms of any contract, agreement or letter of appointment or directions 
issued by the Central Government in respect of his other terms and conditions of service : 

Provided that where such Chairman immediately preceding such appointment was an employee of the Corporation , 
then ,he shall be deemed to be an employee of the Corporation in respect of othermatters relating to the terms and conditions of 
his service and the samewill be as regulated under the provisions of the (Staff) Rules as amended from time to time: 

Provided further that such Chairman s Provident Fund , Gratulty and Pension shall be govemed by the following Rules 
notified by the CentralGovernment under Section 48 of the Act and as amended from time to time, namely :-- - 

1. Life Insurance Corporation of India Class I Officers (Revision of Terms and Conditions of Service) Rules , 

1985; 
2 . Life Insurance Corporation of India (Payment of Gratuity to the Chairman and Managing Directors) Rules, 

1997; 
3 . Life Insurance Corporation of India. 

(Employees ) Pension Rules, 1995 , 

The other mattors not covered by these rules relating to the terms and conditions of service of the Chairman 
shall be regulated by the provisions of the (Staff) Rules . 

Interpretation - Where any doubt or difficulty arises as to the interpretation of these rules it shall be referred to 
the Central Government for its decision . 

[F . No. 2 ( 12 ) /Ins. III/97 ] 

C . S . RAO , Jt. Secy. 
EXPLANATORY MEMORANDUM 
The Central Government have accorded approval to revise the scales of Pay and certain terms and condi 
tions of service of the Chairman of the Life Insurance Corporation of India , with effect from 1- 1 - 1996 . 


Printed by the Manager, Govt. of India Press , Ring Road , Mayapuri, Now Dolhi- 110064 

und Published by tho Controller of Publioations, Dolhi-110034 — 1998 . 


